रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 17 , 2018 / भाद्र 26 , 1940 
NEW DELHI , MONDAY, SEPTEMBER 17 , 2018/BHADRA 26 , 1940 


सं . 3709 ] 
No. 3709] 


रेल मंत्रालय 
[ उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन )] 

अधिसूचना 

जयपुर , 13 सितम्बर, 2018 
का . आ . 4873( अ). – केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप -धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड 
( ii ) तारीख 12 जुलाई, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का . आ . 3421( अ ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को 
राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , मावली जं. -बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना के निष्पादन , 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार 
पत्रों “ राजस्थान पत्रिका ” व “ दैनिक भास्कर ” में तारीख 22 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था ; 
__ और , सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप -धारा (1) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दी है; 


अत :, अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 
20ड़ की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी , 


5495GI/ 2018 


__ ( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


140 


| 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप धारा ( 2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात मावली जं० – बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना ( वल्लभनगर 

उपखण्ड) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम : उदयपुर 
तहसील का 

भूमि का 
क्रम 

कुल 
भूमि की 

भू स्वामी हितबद्ध व्यक्तियों 
खसरा 
ग्राम का नाम 

प्रकार 

क्षेत्रफल 

के नाम 
संख्या नाम 

संख्या 

प्रकृति 

( हेक्टेयर ) 
2 

7 
| वल्लभनगर (1) खेता खेड़ा | 

निजी 

_ 0. 040 प्रभुलाल ,मिठूलाल पिता 

प्रताप नाई सा खेताखेड़ी 
141/ 2 मी निजी ह || 

0 . 040 प्रभुलाल पिता पेमा 3/ 8 

शंकरलाल , भैरूलाल पिता 
प्रभु 1/ 8 प्रथा पिता अमरा 

कुलमी 72 सा देह 
146 मी | निजी ह || 0 .040 जवाना भमरिया , 

लच्छीराम पिता नारू 

कलमी सा० देह 
147/ 2 | निजी ह क । 

0 . 090 | रंजीत सिंह, मोहन सिंह 

पिता उंकार सिंह 72 अमर 
सिंह पिता उम्मेद सिंह 

राजपूत सा० देह 
योग 

0 . 210 
( 2) फौजवड़ली 182/1 | निजी प | | 0 . 090 | संजय कुमार पिता 

राजमाल , गंगावत 23/ 90 
जसवंत सिंह पिता कल्याण 
सिंह राजपूत नि बम्बोरा 
4/ 45 महावीर कुमार पिता 
पारसमल जैन 32/90 
वनमाला पत्नी सुनील कुमार 
जैन 3/ 10 सा . भिंडर 

खातेदार 
वीड़ - | 0 . 090 

श्री मोड़ा पिता टेकचन्द 

खटीक सा . भिंडर 
0 . 17 
185/ 2 

खा || , 

0. 15 
186/ 2 निजी खा || 0 .020 

श्री मोड़ा पिता टेकचन्द 

खटीक सा• भिंडर 
199/2 | निजी खा || 0. 150 बाबूलाल, छोटूलाल, 


183, 


निजी 


184 , 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


200 


212/ 1 | निजा 


खा || 


_ 0 .140 


215 


निजी 


खा ॥ 


0 .030 


216 | निजी 


खा || 


0 .040 


शांतिलाल , कैलाशचन्द , 
कुसुमबाई पिता मथुरालाल 
यादव सा भिंडर खातेदार 
श्री रतनलाल पिता 
मगनीराम ब्राह्मण सा . 
भिंडर 
दिलीप सिंह पिता भँवर 
सिंह राठोड निवासी 
जेतपुरा खातेदार रहन 
BOB शाखा भिंडर 
दिलीप सिंह पिता भँवर 
सिंह राठोड निवासी 
जेतपुरा खातेदार रहन 
BOB शाखा भिंडर 
दिलीप सिंह पिता भँवर 
सिंह राठोड निवासी 
जेतपुरा खातेदार रहन 
BOB शाखा भिंडर 
दिलीप सिंह पिता भँवर 
सिंह राठोड निवासी 
जेतपुरा खातेदार रहन 
BOB शाखा भिंडर 


217 / 2 


निजी 


खा || 


0. 070 


218/ 2 


निजी 


वीड़ || 


0. 020 


योग 


0 . 650 


( 3) जैतपुरा 


164 


निजी 


0 .040 


खेमचंद पिता जवेरचंद 
यादव राधाक्रष्ण पिता 
भानमल 12 चौधरी सा 
भिंडर खातेदार रहन 
SBBJ डवोक हिस्सा 
राधाक्रष्ण / पर 


योग 


0 .040 
0g 
0 . 900 


- कुल योग 


[ फा० सं . उ. प .रे. / मुख्यालय / एस एण्ड सी / 443599200 

ललित कपूर , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


[North Western Railway (Construction Organization ) ] 


NOTIFICATION 


Jaipur, the 13th September, 2018 


S. O . 4873 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number S. O . 3421 ( E ) dated 12th July, 2018 published in Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section- 3, Sub 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii )] 
section (ii) (here in after referred to as the said notification ) under sub section (1) of section 20A of the Railways Act, 
1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the 
land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution , maintenance, management and operation of 
Special Railway Project, namely, Mavli junction - Barisadri Gauge conversion project in the State of Rajasthan . 


And , whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers “ Rajasthan Patrika ” 
and “ Dainik Bhaskar” dated 22nd July , 2018 under sub - section (4 ) of section 20A of the said act; 


And , whereas, no objection has been received by the competent authority ; 


And , whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And , further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , -with or without structure, for the special Railway project namely Mavli junction 
BarisadriGauge conversion Project (For Vallabhnagar-Sub division ) in the state of Rajasthan. 


Name of District: 


Udaipur 


Khasra 


Nature of 


S . N . 


Tehsil 


Name of 
Village 

3 


Type of 
land 


Area ( in 
Hectare ) 


Name of Land Owner / 
| Interested Persons 


No. 


land 


Vallabhnagar 


140 


Private 


H . I 


0 .040 


( 1 )Kheta 
Kheda 


141/ 2 M 


Private 


H . II 


0 . 040 


Prabhulal, Miththulal 
pita Pratap nai sa . 
Khetakheda 
Prabhulal pita Pema 
3 /8 Shankarlal, 
Bhairulal pita Prabhu 
1/8 Pratha pita Amara 
Kulami 1/2 sa. deh 

Jawana Bhamariya, 
Lachchiram pita Naru 
Kulami sa . deh 
Ranjit Singh , Mohan 
Singh pita Unkar 
Singh 12 Amar Singh 
pita Ummed Singh 1/2 
Rajput sa. deh 


146 M 


Private 


H . II 


0 .040 


147 / 2 


Private 


H . K . 


0 .090 


Total 


0 .210 


[ ATT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) Faujvadali 


182 / 1 


Private 


P . II 


0 .090 


183, 


Private 


0 .090 


Veed - I 
kha . II 


184 , 185 /2 


186 / 2 


Private 


Kha . II 


0 .020 


199 / 2 


Private 


Kha .II 


0 . 150 


200 


Sanjay Kumar pita 
Rajmal , Gangawat 
23 /90 Jaswant 
Singhpita Kalyan 
Singh Rajput Ni. 
Bambora 4 /45 Mahavir 
Kumar pita Parasmal 
Jain 32/90 Vanmala 
patni Sunil Kumar Jain 
3 / 10 sa Bhindar 
Khatedar 
Shri Moda pita 
Tekchand Khatik sa . 
Bhindar 
Shri Moda pita 
Tekchand Khatik sa . 
Bhindar 
Babulal , Chotulal, 
Shantilal , Kailash 
Chand , Kusumbai pita 
Mathuralal yadav sa. 
Bhindar khatedar 
Shri Ratanlal pita 
Maganiram Brahman 
sa . Bhindar 
Dilip Singh pita 
Bhanwar Singh Rathod 
niwasi Jetpura 
khatedar rahan BOB 
Branch Bhindar 
Dilip Singh pita 
Bhanwar Singh Rathod 
niwasi Jetpura 
khatedar rahan BOB 
Branch Bhindar 
Dilip Singh pita 
Bhanwar Singh Rathod 
niwasi Jetpura 
khatedar rahan BOB 
Branch Bhindar 
Dilip Singh pita 
Bhanwar Singh Rathod 
niwasi Jetpura 
khatedar rahan BOB 


212 / 1 


Private 


Kha . II 


0 . 140 


215 


Private 


Kha. II 


0 .030 


216 


Private 


Kha. II 


0 .040 


217 /2 


Private 


Kha .II 


0 .070 


218 / 2 


Private 


Veed II 


0 .020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


Branch Bhindar 


Total 


0 . 650 


| ( 3 ) Jetpura 


164 


Private 


Bhu . Ka. 


0 .040 


Khemchand pita 
Javerchand 12 yadav 
Radhakrashn pita 
Bhanmal 1/2 Choudhari 
sa . Bhindar khatedar 
rahan SBBJ Davok 
hissa Radhakrashn 1/2 


par 


Total 


Total 


0 . 040 


Gross 


0. 900 


[ F. No. NWR/ HQ / S & C / 443599200 ] 
LALIT KAPUR , Chief Administrative Officer (Construction ) 


अधिसूचना 

जयपुर , 13 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4874( अ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है) की धारा 20क की उप- धारा ( 1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) तारीख 
12 जुलाई , 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का आ• 3420( अ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य 
में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , मावली जं० – बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप -धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार 
पत्रों “ राजस्थान पत्रिका ” व “ दैनिक भास्कर " में तारीख 22 जुलाई , 2018 को प्रकाशित किया गया था ; 

और , सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप-धारा (1) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दी है; 


अत :, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 
20ड़ की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


___ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह और घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात मावली जं० - बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना ( डूंगला उपखण्ड ) के 

लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : चित्तौड़गढ़ 


क्रम 


कुल 


तहसील 
का नाम 


भूमि का 
प्रकार 


खसरा 
संख्या 


ग्राम का नाम 


संख्या 


। प्रकृति 


2 
डूंगला 


3 । 4 
| (1) हमेर सिंह - 32/ 24 

जी का 
खेड़ा 


निजी 


| भूमि की 

भू स्वामी हितबद्ध 
क्षेत्रफल व्यक्तियों के नाम 
( हेक्टेयर ) 
7 

8 
बी०1 | 0 . 0432 | श्री शिवनाथ सिंह, 

कमलेन्द्र सिंह दुर्गा कुँवर 
पिता नारायण सिंह 
गोपाल कुँवर बेबा नाराण 
सिंह, कैलाश सिंह पिता 
हड़मत सिंह राजपूत सा . 

| देह खातेदार । 
0 .0432 
ह .1 0.040 श्री भेरु सिंह रोड़ कुँवर, 

पुष्पा कुँवर पिता खुमाण 
सिंह गेन्द कुँवर पनि 
खुमाण सिंह राजपूत सा . 
देह खातेदार 


योग 
35 /4 


( 2)अजीतपुरा । 


निजी 


40/ 1 


निजी 


ह. 1 


0.090 


समस्त ग्राम बासीयान 
ग्राम हमेर सिंह का खेड़ा 


योग 


0. 130 


कुल योग 


0 . 1732 
[ फा० सं० उ. प.रे. / मुख्यालय / एस एण्ड सी / 443599200] 

___ ललित कपूर , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण ) 


NOTIFICATION 

Jaipur, the 13th September, 2018 
S . O . 4874 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ), number S . O . 3420 ( E ) dated 12th July , 2018 published in Gazette of India, Extraordinary , 
Part II , Section - 3, Sub section ( ii ) (here in after referred to as the said notification ) under sub section (1) of 
section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project, namely , 
Mavli junction - Barisadri Gauge conversion project in the State of Rajasthan . 


And , whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers 
“ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik Bhaskar ” dated 22nd July , 2018 under sub -section ( 4 ) of section 20A of the 
said act; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


And , whereas , no objection has been received by the competent authority ; 


And , whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And , further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , -with or without structure , for the special Railway 
project namely Mavli junction - Barisadri Gauge conversion Project (For Dungla - Sub division ) 

in the state of Rajasthan . 


Name of District : 


Chittorgarh 


S . N . 


Name of 
Village 


Type of 
land 


Nature 
of land 


Khasra 
No. 


Tehsil 


Area ( in 
Hectare ) 


Name of Land 
Owner / Interested 

Persons 


2 


6 


- 


8 


- 4 
32 / 24 


5 
Private 


Dungla 


3 
( 2 ) Hamer 

Singh ka 
Kheda 


B . 1 


0 .0432 


Shri Shivnath Singh , 
Kamlendra Singh, Durga 
Kunwar pita Narayan 
Singh Gopal Kunwar 
beba Naran Singh, 
Kailash Singh pita 
Hadamat Singh Rajput 
sa . deh khatedar. 


Total 


0 . 0432 


( 2 )Ajitpura 


Private 


H . 1 


0 .040 


Shri Bheru Singh Rod 
kunwar, Pushpa kunwar 
pita Khuman Singh , 
Gend Kunwar patni 
Khuman Singh Rajput 
sa . deh khatedar 


40 / 1 


Private 


H1 


0 .090 


Samast grambasi Gram 
Hamer Singh ka kheda 


Total 


0 . 130 


Gross 


0 . 1732 

[F . No . NWR/HQ/S & C /443599200 ] 
LALIT KAPUR , Chief Administrative Officer (Construction ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK Digitally signed by 

Date : 2017 .09.24 
KUMAR 

16 :06 : 32 +05 30 


ALOK KUMAR 


